रजिस्ट्री सं . डी. एल. - 33004/ 99 . 


REGD . NO . D. L -33004/99 


। 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) . . 
PART II— Section 3– Subsection (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 5 , 2006 / आषाढ़ 14 , 1928 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5 , 2006 /ASADHA 14 , 1928 


%3 


सं . 6991 
No. 6991 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 5 जुलाई, 2006 
का . आ . 998( आ . केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 - कग के स्पष्टीकरण 
के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की 
अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में यथाउल्लिखित संस्थाओं का एतद्द्वारा 
अनुमोदन करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम (3 ) में यथाउल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी अनुमानित 
लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा कथित सारणी के कॉलम ( 4 ) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती 
है जिसे उक्त धारा 35 - कग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामतः : 

सारणी 
क्रम संस्था का नाम 

परियोजना अथवा धारा 35 क ग के 
सं0 

स्कीम और उसकी तहत कटौती के 
| अनुमानित लागत रूप में अनुज्ञात की 

जाने वाली लागतं 
| की अधिकतम 

राशि 
3 . .. 

4. 
. 1. . बालग्राम एस ओ एस बच्चों के बालग्राम एस ओ एस | वित्तीय वर्ष 2006 
| गांव , अर्जुन भवन, कोरेगांव रोड, | बच्चों के गांव 

07, 2007 - 2008 
पुणे - 411001 . 

और 2008- 09 अर्थात 
केवल तीन वर्षों के 
| लिए 2. 00 करोड़ 
रूपए । 


2 . 


2010 - GI / 2006 


.... 


.. 


.. 


..... 


.... 


. 


..... 


WH 


. 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


. 


- 


-. 


ल्याण पसा 


THE GAZETTEOFINDIA : EXTRAORDINARY . 

[ PART Il _ SEC. 3(ii)] 
12. जननिधि , टी0 बी0 रोड, मिशन | ग्राम स्वराज - लोगों का | वित्तीय वर्ष 2006 
क्वार्टर, त्रिसूर - 680001, केरल | सशक्तिकरण और सतत् 07, 2007- 2008 

विकास तथा भ्रष्टाचार, वाद और 2008-09 अर्थात 

और यातना से मुक्ति के केवल तीन वर्षों के 
लिए लोकतांत्रिक नेटवर्क लिए 1.41 करोड़ 
को सुदृढ़ बनाना । 

रूपए । 
| चांदीपुर, नंदीग्राम II और वित्तीय वर्ष 2006 - 1 
डाकघर - हनुभूनिया, जिला-पूर्वा रामनगर - I ब्लाकों में 100 | 2007 , 2007- 08 
| मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) | कम लागत के मकानों का और 2008- 09 अर्थात 

निर्माण और दीगा क्षेत्र में केवल तीन वर्षों के 
निर्धन मछुआरों को 5 लिए 1. 08 करोड़ 
जालपोत सौंपना 

रूपए । 
| 4. अयोध्या चेरीटेबल ट्रस्ट , क्रम सं0 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तीय वर्ष, 2006 

51/ 2, समीप एस आर पी गेट माध्यम से सामुदायिक 2007, 2007 -08 
न0 2, विकास नगर वानावाडी आधारित पुनर्वास कार्यक्रम । और 2008 - 09 अर्थात 
गांव, पुणे -411040 

केवल तीन वर्षों के 
लिए 1. 99 करोड़ 

रूपए । 
| रावल मालिनथिजि फाउन्डेशन , दिन में देखभाल का वित्तीय वर्ष 2006 
138, सुन्दर नगर , नई दिल्ली | अस्पताल और मोबाइल । 2007 और 2007 -08 
110003. 

होसपाइस ग्रामीण आउटरीच के दो वर्षों की अवधि 
कार्यक्रम 

के लिए 9. 78 करोड़ 
रूपए क्योंकि वित्तीय 
वर्ष 2005 -06 पहले 
ही समाप्त हो चुका है 
और उस वित्तीय वर्ष 
के लिए कोई दान 
एकत्रित नहीं किया 

जा सकता । 
| विहार समाज कल्याण संस्थान, | जनजातीय और अन्य वित्तीय वर्ष 2006 

हवाई नगर , रोड सं0 8, डा0घ0 | पिछड़े हुए समुदायों से कम | 2007 और 2007 -08 
हतिया, रांची 834003, झारखंड / पढ़े युवाओं के लिए के दो वर्षों की अवधि 

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 59. 55 लाख 
| का निर्माण 

रूपए क्योंकि वित्तीय 
वर्ष 2005- 06 पहले 
ही समाप्त हो चुका 
है और उस वित्तीय 
वर्ष के लिए कोई 
दान एकत्रित नहीं 
| किया जा सकता | 


.. 


.. 


. 


. 


.. 


6 


- 


- 


[ भाग - खण्ड 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
17. पैरागान चेरीटेबल ट्रस्ट, I - | गंदी बस्ती में रहने वाले | वित्तीय वर्ष 2006 

| 11/12 पैरागान कोनडोमिनियम, | बच्चों और फैक्टरी कामगारों 2007 , 2007 -08 के 
पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई- के लिए . “ मुक्त | दो वर्षों की अवधि के 
400013 

आंगन " बालवाड़ी और | लिए आवर्ती व्यय के 
स्कूल परियोजना लिए 37 .80 लाख 

रूपए और 4.55 
करोड़ रूपए की 
कार्पस निधि क्योंकि 
वित्तीय वर्ष 2005- 06 
पहले ही समाप्त हो 
चुका है और उस 
वित्तीय वर्ष के लिए 
कोइ दान एकत्रित 

नहीं किया जा सकता। 
| ओम प्रकाश जिंदल ग्रामीण | एकीकृत ग्रामीण विकास वित्तीय वर्ष 2006 
जनकल्याण संस्थान, 06 पृथ्वी ( सामाजिक कल्याण, सफाई | 2007 2007- 08 | 
राज रोड, नई दिल्ली- 110011 और स्वास्थ्य देखभाल , और 2008-09 अर्थात 

प्राथमिक शिक्षा और केवल तीन वर्षों के 
व्यावसायकि प्रशिक्षण, युवा | लिए 26.00 करोड़ 
और खेल विकास और रूपए । 

शासन सुधार ) 
9. | श्री ए0 वी0 जसानी, 

सामान्य अस्पताल वित्तीय वर्ष 2006 - 1 
टी0बी0 अस्पताल . ट्रस्ट, | परियोजना (नवीकरण और 2007 और 2007- 08 
रोजकोट - गोंदल राजमार्ग, ग्राम पुनर्निमाण दिसम्बर, 2004 में और 2008 -09 अर्थात 
कंगशियानी ताल, राजकोट - शुरू हुआ) 

केवल तीन वर्षों के 
360002 . 

लिए पूंजी लागत के 
लिए 8. 00 करोड़ 
रूपए और कार्पस 
निधि के लिए 3.00 

करोड़ रूपए । 
पश्चिम बंगाल बाल कल्याण . . | एकीकृत पुनर्वास और . | वित्तीय वर्ष 2006 - 1 
परिषद, 42 रमेश मित्रा रोड , विकास केन्द्र ( आई आर डी || 2007, 2007 - 08 
कलकत्ता- 700025( पश्चिम सी ) . . और 2008- 09 अर्थात 
बंगला) 

केवल तीन वर्षों के 
लिए 66.90 करोड़ 

रूपए । 
| नेशनल एसोसिएशन फार दी वृद्ध अंधों के लिए गृह का वित्तीय वर्ष 2006 
ब्लाइंड, सेक्टर -5, |निर्माण । 

2007 और 2007- 08 
आर0के0पुरम , नई दिल्ली- 110022 

और 2008- 09 
अर्थात केवल तीन 


। 


10 . 


11. 


........ 


................. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY ___ _ PART II _ SEC . 3(ii)] 

वर्षों के लिए 
अवसंरचना हेतु और 
अंधता रोकने के लिए 
3 करोड़ रूपए और 
कार्पस निधि के लिए 

10 . 00 करोड़ रूपए । 
विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा संघ, " गहन गृह दौरा कार्यक्रम | वित्तीय वर्ष 2006 
आर- 20/ 11, . रघुनाथ पुर | प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल 2007 , 2007 -08 
कोलकाता- 700059 पश्चिम | तक पहुंचने का द्वार है " और 2008- 09 अर्थात 
बंगाल 

केवल तीन वर्षों के 
लिए 1. 74 करोड़ 

रूपए । 
13.. हेलपर आफ दी हेण्डीकेपड, | i) स्वप्न नगरी अर्थात् वित्तीय वर्ष 2006 
नशेमन, 235/ 11 ई, तरबाई ड्रीमलैण्ड 

2007 , 2007- 08 
पार्क , कोल्हापुर - 416003 . 

और 2008- 09 अर्थात 
( क ) पंगुता वाले पुरूष और | केवल तीन वर्षों के 
महिलाओं के लिए छात्रावास लिए 8.74 करोड़ 
( ख) 12 वर्ष के नीचे की | रूपए । 
आयु वाले ग्रामीण बच्चों के 
लिए स्कूल ( एकीकृत ) 
( ग) 65 वर्ष से ऊपर की | 
आयु वाले प्रौढ़ विकलांग 
व्यक्तियों के लिए गृह 
( घ) ग्रामीण जनता के लिए 
कृषि और अन्य - कृषि 
आधारित गतिविधियां 
( ड ) महिलाओं के लिए 
प्राथमिकता के साथ ग्रामीण 
निर्धनों के लिए रोजगार पैदा 
करना 
( च) पंगुता वाले व्यक्तियों 
के लिए व्यावसायिक 
प्रशिक्षण 
( छ) विकलांग व्यक्तियों को 
राहत और पुनर्वास 
ii ) समर्थ विद्या मंदिर 


( क ) स्कूल भवन का निर्माण 
( ख ) ग्रामीण बच्चों के लिए 
अच्छी शिक्षा सुविधाएं 


[ भाग 


- खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| ( ग) सक्षम और पगुता वाले 
बच्चों के लिए एकीकृत 
शिक्षा 
( घ) लड़कों और लड़कियों 
के लिए सह-शिक्षा 
( ड) विद्यार्थियों के लिए । 
व्यक्तित्व विकास संबंधी 
निविष्टियां 
( च) खेल - कूद, कला, 
हस्तशिल्प, संस्कृति आदि में 
प्रोत्साहन 


| 14. अलीराजपुर शैक्षणिक सामाजिक | एकीकृत युवा विकास वित्तीय वर्ष 2006 - 07 
केन्द्र, शिवाजी मार्ग के पीछे कार्यक्रम 

, 2007- 08 और 
अलीराजपुर -457887 झाबुआ 

2008- 09 अर्थात 
जिला, मध्यप्रदेश 

केवल तीन वर्षों के 
लिए 3. 45 करोड़ 

रूपये 
15. लोक निकेतन - रत्नापुर , डा010 क. उच्च शिक्षा काम्प्लेक्स वित्तीय वर्ष 2006 
लोकनिकेतन -रतनापुर में , तहसील ख. छात्रावास 

07 , 2007- 08 और 
पालनपुर जिला . बनासकांठा, | ग. रिहायशी आवास 2008 - 09 के लिए 
गुजरात - 385001 

घ. कृषि विकास 

अर्थात केवल तीन 
ड. पशुपालन और अन्य . वर्षों के लिए 25. 25 

करोड़ रूपये . . 
116. हेल्पेज इंडिया, सी -14, कुतुब | हेल्पेज इंडिया के कार्य के वित्तीय वर्ष 2006- 07 / 

इंस्टीटयूशनल एरिया, नई दिल्ली- लिए एक सामान्य कार्पस ) 2007 - 08 और 
110016 . 

निधि बनाना 

2008 - 09 अर्थात 
केवल तीन वर्षों के 
लिए 20 .00 करोड़ 
रूपए की कार्पस 

निधि 
वीरायतन , जाखनिया, ( क) जाखनिया प्राइमरी || वित्तीय वर्ष 2006 
भुजमांडवी रोड एट पोस्ट स्कूल( अंग्रेजी और . 07 , 2007 - 08 और 
तल्वाना , तालुका मांडवी गुजाराती माध्यम ) को 

2008- 09 अर्थात . 

केवल तीन वर्षों के 
कच्छ(गुजरात ) 370460 चलाने . . 

लिए 5. 95 करोड़ 
( ख) रूद्रानी प्राइमरी 

रूपये 
स्कूल को चलाने 
( ग) आवासीय सुविधा 
के साथ जाखनिया गांव 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II SEC . 3( i)] 
पर स्कूल परिसर की 
स्थापना 
( घ) जाखनिया गांव में 
व्यावसायिक प्रशिक्षण 
कार्यक्रम को चलाने 
( ड) जाखनिया गांव 

और ग्रामीण क्षेत्र में 
अस्पताल और चिकित्सा 
सुविधाओं को चलाने 
( च) बेसहारा 

औरतों /विकलांगों के 
लिए छात्रावास आवास 

का निर्माण 
18. अपंगों के लिए हेलेन केल्लर व्यापक ग्रामीण आंखों वित्तीय वर्ष 2006 

सर्विस सोसाइटी, विजियागम, की देखभाल की सेवाएं ( 07 , 2007- 08 और 
विश्वनाथनपुर, मदुरई - 

2008- 09 अर्थात 

केवल तीन वर्षों के 
652014, तमिलनाडु 

लिए 48. 80 लाख 

रूपये 
2. यह अधिसूचना सारणी के क्रम सं0 5 , 6 और 7 में उल्लिखित 
परियोजनाओं अर्थात् स्कीमों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2006 - 2007 और 2007 
2008 के संबंध में दो वर्षों की अवधि के लिए और क्रमस0 1, 2, 3, 4 , 8 , 9 , 
10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17 और 18 में उल्लिखित परियोजनाओं अथवा 
स्कीमों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2006- 2007, 2007- 2008 और 2008 -2009 के 
संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी । 

[ सं.154/ 2006 / फा. सं. एन. सी .- 274/1/2006 ] 

सुनील चन्द्र शर्मा, उप - सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 

___ New Delhi, the 5th July, 2006 
S.O . 998 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with clause (b ) of 
the Explarjation to seợtion 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government 
on the recommendations of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , 
hereby approves the institutions mentioned in column (2 ) of the Table below and specifies the 
eligible projects or schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column (3 ) of the said 
Table and also specifies in the column (4 ) of the said Table , the maximum amount of such cost 
which may be allowed as deduction under the said section 35AC , namely : 


- 


- 


[ YTTII - GUE :3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Serial 
Number 


(1) 


TABLE 
Name of the Institution 

Project or scheme and estimated Maximum amount of cost to be 
cost thereof 

allowed as deduction under 

section 3SAC 
(3 ) 

(4 ) 
Balgram . SOS Balgram 

SOS Rs. 2 ,00 crores for financial years 
Children s Villages , Children s Villages. 2006 -07, 2007 -08 and 2008 - 09 i.e 
Arjun Building, 

for three years only . 
Koregaon Road , 
Pune - 411001, 
Jananeethi, T.B . Road , Grama Swaraj - Rs.1.41 crores for financial years 
Mission Quarters, Empowerment of people . 2006 -07, 2007 - 08 and 2008-09 i.e 
Thrissur - 680001, and strengthening of for three years only . . 
Kerala . 

democratic network for 
sustainable development 
and freedom from 
corruption , litigation and 
tortúre . 


3 


Nandigram Samaj 
Kalyan Parsad , 
P .O . - Hanubhunia , 
District - Purba 
Medinipur (West 
Bengal). 


Construction of 100 Rs. 1.08 crores for financial years 
Low cost houses in 2006 -07, 2007- 08 and 2008 -09 i.e 
Chandipur, Nandigram - for three years only . 
II and Ramnagar I . . 
Blocks and handing over 
5 trawlers to the poor 
fishermen in Digha 
region . 


Rs. 1. 99 crores for financial 
years 2006 - 07 , 2007 - 08 and 
2008 - 09 i.e for three years only . 


Ayodhya Charitable Community based 

Trust , S .No.51/2 , Near rehabilitation 
· S .R .P Gate No.2 , . programme through 
Vikas Nagar , 

rural health services. 
Wanawadi Village, 
Pune - 411 040 . 


Rawal Mallinathji : 
Foundation , 138 , 
Sunder Nagar, New , 
Delhi - 110003. 


Day care hospital and 
mobile hospice rural 
outreach programme. 


Rs . 9 .78 crores for a period of 
two years for financial years 
2006 - 07, 2007 - 08 as the 
financial year 2005 -06 is 
already gone and no donation 
can be collected for that 
financial year. 


6 . 


Vihar Samaj Kalyan 
Sansthan , Hawai 
Nagar , Road No.8 , 
P .O . Hatia , Ranchi 
834003 , Jharkhand 


Construction and 
running of vocational 
training centre for the 
less educated youth 
from the tribal and other 
backward communities. 


Rs. 59.55 lakhs for a period of 
two years for financial years 
2006 -07, 2007- 08 as the 
financial year 2005 - 06 is 
already gone and no donation 
can be collected for that 
financial year . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Part II SEC . 3(0 


Paragon Charitable 
Trust, I- 11/ 12 , 
Paragon 
Condominium , 
Pandurang Budhkar 
Marg , Worli, Mumbai 
400 013 . 


“ Muktangan ” Balwadi 
and school project for 
children of slum 
dwellers and factory 
workers. 


Rs. 37 .80 lakhs for recurring 
expenses and corpus fund of Rs. 
4 .55 crores for financial years 
2006 - 07 , 2007 - 08 for a period 
of two years as the financial 
year 2005 -06 is already gone 
and no donation can be 
collected for that financial year. 


Om Prakash Jindal 
Gramin Jankalyan 
Sansthan 06 , Prithvi 
Rai Road . New Delhi - 
110011 


Rs. 26 .00 crores for financial 
years 2006 - 07, 2007 -08 and 
2008 - 09 i.e for three years only . 


‘ Integrated Rural 
Development (social 
welfare, sanitation and 
health care , primary 
education . and 
vocational training , 
youth and sports 
development and 
govemance reforms.) 


- 


Shri A .V . Jasani TB General hospital project 
Hospital Trust , ( Renovation & re- 
Rajkot-Gondal construction 
Highway, Village commenced . in 
Kangashiyani Tal. December 2004 .) 
Rajkot - 360002. 


Rs.8 .00 crores for capital cost 
and Rs. 3. 00 crores for corpus 
fund for financial years 2006 
07, 2007 -08 and 2008 -09 i.e for 
three years only . 


10 


West Bengal Council Integrated Rehabilitation 
for Child Welfare, and Development 
42 , Ramesh Mitra Center. ( IRDC ). 
Road , Kolkata - 
700025 (West Bengal). 


Rs . 66 . 90 crores for financial 
years 2006 - 07 , 2007 - 08 and 
2008 - 09 i.e for three years only. 


Construction of a home 
for the aged blind . 


National Association 
for the Blind , Sector- 
5 , R . K . Puram , New 
Delhi - 110022 . 


Rs. 3. 00 crore for infrastructure 
and prevention of blindness and 
Rs. 10. 00 crores for corpus fund 
for financial years 2006 - 07 , 
2007- 08 and 2008 - 09 i.e for 
three years only . 


Vivekananda 
Swasthaya Seva 
Sangha , R - 20 / 11 , 
Raghunathpur, 
Kolkata – 700059 , 
West Bengal 


“ Intensive home visit 
program is the door to 
reach the primary health 
care " . 


Rs . 1. 74 crores for financial 
years 2006 -07 , 2007 -08 and 
2008 - 09 i. e for three years only. 


( * 11 - U05301 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


Rs .8. 74 crores for financial 
years 2006 - 07, 2007-08 and 
2008 - 09 i.e for three years only . 


Helper of the 
Handicapped, 

(1) Swappa Nagari 
Nasheman , 235 / 11€ . Lie: Dreamland . : 
Tarabai Park , 

a ) Hostel for male & 
Kolhapur - 416003 . female students with 

disabilities: 
b ) School for rural 
children integrated ) 
below the age of 12 
years. 
c) Home for elderly 
handicapped persons 
above the age of 65 
years. 
d) Farming and other 
agro -based activities for 
the rural people . 
e ) Employment 
generation for the rural 
poor with priority for 
women . 
f) Vocational training 
for persons with 
disabilities. 
. g ) Relief and 

rehabilitation of 
handicapped persons. 


(i ) Samarth Vidya 
Mandir 
a) construction of school 
building. 
b ) Good education 
facilities for rural 
children . 


c ) Integrated education 
for able -bodied and 
children 

with 
disabilities. 
d ) Co - education for 
boys & girls . 
e) Personality 
development inputs for 
students . 
f) Encouragement in 
sports , arts, handicrafts, 
culture , etc . 


2010G3 / 06 - 2 


PAMISE 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


V 


E 


. 


.. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . 


tegrated 


de 


Alirajpur Shaikshanik 
Samajik Kendra , 
Behind Shivaji Mars 
Alirajpur - 457887, 
Jhabua District , 
Madhya Pradesh . 


cor e financia 
1971. 26.07. 2007- 08 and 
!! ! : 

Years only 


2013 . 


15 


K 


S 
in 


crores for financial 
06-07 2007- 08 and! 


. 


. 


! ! 


Lokniketan - Ratanpui tä Higher Sduation 
At. PO . Lokniketan - Duplex 
Ratanpur , 

festa ! 
Ta. Palanpur , District Wedding 
Banaskantha , 
Gujarat - 385001 : ico ! 


- 


.......... 


. 


e Animal hun dry 
and others 


.. 


....... 


. 16 


2 , 02 ) 


Helpage India , 
C - 14 , Qutab 
Institutional Area , 
New Delhi- 110016 . 


Suilding a genera 
domus fund for Helpage o 
lialia s work 


+ 


opus un 
al vers 2006 -1; , 

7 .c fini 


104, 8 


Al Running of Jakhania 
panty school ( Erolish 

Gujarati medium ) 


im . 
11: 


Es 
: : 


Pujolski 
? 7. 118 . 12. 


Veerayatan , 
Jakhania , 
Bhuj – Mandvi Road , 
At Post Talwana , 
Taluka Mandvi- Kutil 
(Gujarat) 370460 . 


K ong of Kudre 
IV !! ! School 


Estabiistment of 
school premises ai 
Jakhania village with 
mesidential facility : 


D Running of 
cational trating 
programme at Jakhani 
village . 


D ) Running of hospital 
and medical facilities at 
Dardania Millage and in 
rural area . 
F ) Constructior: 01 
bosiet accommodation 
op destitute women 
bandcarped individuals 


[ भाग 1 - खण्ड 3 ( ii ) ] . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOT 


18 


Comprehensive Rural 
Eye Care Services. ..! 


Helen Keller Service 
Society for the 
Disabled , Vizhiyagam , 
Viswanathapuram , 
Madurai - 625014, 
Tamilnadu . 


Rs.48 .80 lakhs for financial 
years 2006 - 07, 2007 - 08 and 
2008 - 09 i.e for three years only . 


2 . This notification shall remain in force for a period of two years in relation to financial years : 
2006 -2007and 2007 - 2008 in respect of projects or schemes mentioned at serial number 5 ,6 ,7 and for 
a period of three years in relation to financial years 2006 -2007 , 2007- 2008 and 2008 - 2009 in respect 
of projects or schemes mentioned at serial numbers 1 ,2, 3, 4, 8,9 ,10 , 11, 12,13,14 ,15 ,16, 17 and 18 of . 
the said Table . 

- [ No. 154/2006/F. No. NC- 274/1/2006 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee) 

अधिसूचना 

... नई दिल्ली , 5 जुलाई, 2006 
का . आ . 999 ( अ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पटित उप-धारा ( i) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की दिनांक 7 जून , 
2002 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 606 ( 13) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री ओमायल अची श्री अरुणाचलम ट्रस्ट , कोरल 
मेनर, " ए " भूतल, 40-41 , द्वितीय मेनरोड , राजा अन्नामलाईपुरम , चैन्नई-600028 द्वारा अराकम्बक्कम स्थित ओमायल अची .. 
सामुदायिक स्वारथ्य केन्द्र को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों . 
की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 1 पर विनिर्दिष्ट किया था जिसे बाद में दिनांक 
19 अप्रैल , 2004 की अधिसूचना सं0 सौ आ0 512 ( 90 ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003- 2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से 
तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया था ; 


और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के छह वर्षे से अधिक चलने की संभावना है । 


और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि 
उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 
11 ड के उप-नियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने 
और परियोजना लागत को 40 .00 लास रूपए की कोर्पस निधि सहित 52. 00 लाख रुपए से “ 63 लाख रुपए की 
कोर्पस निधि सहित 70 .00 लाख रुपए संशोधित करने की सिफारिश की है; 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण 
के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए : 
( क ) श्री ओमायल अची श्री अरुणाचलम टूरट , कोरल मेनर, " ए " भूतल, 40- 41, द्वितीय मेनरोड, राजा अन्नामलाईपुरम् , 
चैन्नई- 600028 द्वारा चलाई जा रही अराकम्बक्कम स्थित ओमायल अची सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को चलाने की स्कीम 
अथवा परियोजना को वित्तीय वर्ष 2006- 2007 से आरंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र . . 
परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ; और 
( ख ) दिनांक 7 जून , 2002 की उक्त अधिसूचना सं0स0आ0 606 ( अ0) में आगे निम्नलिखित प्रभाव से संशोधित करती है: 
नामतः 


उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 1 के सम्मुख धारा 35 क ग के अधीन कटौती के रूप में अनुमत्य लागत 
की अधिकतम राशि से संबंधित कॉलम (4) में " 40 . 00 लाख रूपए की कोर्पस निधि सहित 52 लाख रुपए " के अक्षरों , 
अंकों तथा शब्दों के लिए " 63. 00 लाख रूपये की कोर्पस निधि सहित 75 .00 लाख रुपए " के अक्षर , अंक व शब्द 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे । . 

[ सं.155/ 2006 / फा . सं. एन. सी. -274/1/2006 ] 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप - सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — - SEC.3(ü )] 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 5th July , 2006 

S. O . 999(E ). — Whereas by notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ) number 9 .0 .606 ( E ) dated the 7th June 
2002 , issued under sub -section (1) read with clause (b ) of the Explanation to section 
35AC of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at 
serial number 1, for Running of Omayal Achi Community Health Centre at 
Arakambakkam by Mr. Omayal Achi Mr. Arunachalam Trust, CoralManor, A Ground 
floor, 40 -41 , Second Main Road , Raja Annamalaipuram , Chennai-600 028 , as an eligible 
project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2002- 2003 
and which was extended further vide notification number 8 . 0 .512 ( E ) dated the 19th April, 
2004 for a period of three years beginning with assessment year 2003 - 2004 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years; 

And whereas the National Committee for Promgrion of Social and Economic 
Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11M of the Income- tax Rules, 1962 
for specifying the said project or scheme for a further period of three years and amending 
the ptoject cost from “ Rs. 52 .00 lakhs including a corpus fund of Rs. 40 .00 lakhs ” to “ Rs. 
175 .00 lakhs including a corpus fund of Rs. 63 lakhs; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), - 


(a ) hereby specifies the scheme or project for Running of Omayal Achi Community 
Health Centre at Arakambakkam , which is being carried out by Mr. Omayal Achi Mr. 
Arunachalam Trust , Coral Manor, A Ground floor , 40 - 41 , Second Main Road , Raja 
Annamalaipuram , Chennai-600 028 as an eligible project or scheme for a further period 
of three years commencing from the financial year 2006 - 2007 ; and 
(b ) further amends the said notification number 9 .0 .606 (E ) dated the 7th June , 2002, to 
the following effect, namely : 

in the said notification , in the Table against serial number 1, in column (4 ), 
relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 
AC , for the letters, figures and words “ Rs.52 .00 lakhs including a corpus fund of 
Rs. 40 .00 lakhs " the letters, figures and words " Rs, 75 , 00 lakhs including a corpus 
fund of Rs. 63 lakhs ” shall be substituted . 


[No. 155/2006/F. No ,NC-274/1/2006 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA , Dy. Secy . (National Committee ) 


[ भाग - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 5 जुलाई , 2006 
का. आ , 1000 ( अ0जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख) के साथ पठित उप -धारा ( 1) के अंतर्गत जारी की गई भारत 
सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की दिनांक 14 मार्च, 1996 की अधिसूचना सं0 सां० 
आ0 193 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार अन्ध कल्याण केन्द्र ( ब्लाईंड वेलफेयर सेन्टर) 20 , 
नवरूप कलोनी, शान्ति नगर, आश्रम रोड , अहमदाबाद-380013, गुजरात द्वारा गांव रनीप , 
जिला अहमदाबाद, गुजरात में स्थित अन्ध कल्याण केन्द्र के निर्माण , उपकरणों को उपलब्ध 
कराने, साज सज्जा करने और चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से 
आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा 
स्कीम के रूप में क्रम सं0 15 पर विनिर्दिष्ट किया गया था ; और जिसे बाद में दिनांक 11 
मई, 1999 की अधिसूचना सं0 सा0आ0 316 ( अ० ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000 -2001 से 
प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था , और जिसे बाद 
में दिनांक 24 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना सं0स0आ0 1111 ( अ0 ) द्वारा कर निर्धारण 
वर्ष 2003- 2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा . 
दिया गया था , 
और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ; 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का । 
यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा 
रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम ( 5 ) के 
अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने 
की सिफारिश की है; 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) 
की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्ध कल्याण केन्द्र ( ब्लाईड वेलफेयर सेन्टर) 20 , नवरूप . . 
कलोनी, शान्ति नगर, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380013, गुजरात द्वारा गांव रनीप, जिला 
अहमदाबाद, गुजरात में स्थित अन्ध कल्याण केन्द्र के निर्माण, उपकरणों को उपलब्ध कराने , 
साज सज्जा करने और चलाने की परियोजना या स्कीम को 105 .97 लाख रूपए की 
अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006- 2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष 
से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती 


[ सं. 156/ 2006/ फा. सं. एन. सी .- 274/1/2006 ] 

सुनील चन्द्र शर्मा, उप - सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 5th July , 2006 : 
S .O . 1000 (E ). — Whereas by notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance ( Department of Revenue ) number S. 0 .193 ( E ) dated the 14th March, 
1996 , issued under, sub -section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 
35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the CentralGovernment had specified at 
serial number 15 , for Construction , equipments , furnishing and running of Andh Kalyan 
Kendra at Village Ranip , District Ahmedabad , Gujarat by Andh Kalyan Kendra ( Blind 
Welfare Centre ), 20 , Navroop Colony, Shanti Nagar , Ashram Road, Ahmedabad - 380013 , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1]-- SH : 3 (11) 


Gujarat, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with 
assessment year 1997 - 1998 which was extended further vide notification number 
5 . 0 . 316 (E ) dated the 11th May, 1999 for a period of three years beginning with 
assessment year 2000 - 2001 and which was extended further vide notification number 
S . 0 . 1111 ( E ) dated the 24 October, 2002 for a period of three years beginning with 
assessment year 2003 - 2004 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years ; 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic 
Welfare , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule IIM of the Income-tax Rules , 1962 
for specifying the said project or scheme for a further period of two years ; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Construction , 
equipments , furnishing and running of Andh Kalyan Kendra at Village Ranip , District 
Ahmedabad , Gujarat which is being carried out by Andh Kalyan Kendra ( Blind Welfare 
Centre ), 20 , Navroop Colony , Shanti Nagar, Ashram Road , Ahmedabad - 380013, Gujarat, 
without any change in the approved cost of Rs. 105 .97 lakhs, as an eligible project or 
scheme for a further period of two years commencing from the financial year 2006 -2007 . 

[No. 156 /2006 /F. No . NC- 274/1/2006 ) 
SUNIL CHANDER SHARMA , Dy. Secy . (National Committee ) 


शुद्धिपत्र 

as farat , 5 Jan , 2006 
Datapr. 1001(37). — Panic 2 yeast, 2005 z Hra 613 3RRYTETTPUT, 7 - 11 , TUE 3, 
34-es ( ii ) # Tofta , ara mare , fan Häche (Trora fami ) at fich 2 4848 ), 2005 
o netu TO HİO310 127 ( 31) H 90 2 # 31 ofera o “ 2003-2004 " fata " 2004 
2005 YTT ATT 

[ F . 157/ 2006/97. H . TI. .- 274 /1/ 2006 ] 

ricotse TÍ, 34 -haa ( ręta ufafa ) 
CORRIGENDUM 


New Delhi, the 5th July , 2006 
S.O . 1001(E ).-- In the notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue ) number 5.0 .127( E ) dated the 2nd February , 2005 , 
published in the Gazette of India , Extraordinary, Part - II , Section 3 , Sub -section (ii) 
dated the 2nd February, 2005, at page 2, in the last line, for “ 2003 -2004 ” read “ 2004 
2005” . . 

[No. 157 / 2006/F. No.NC-274 /1/ 2006 ] 


SUNIL CHANDER SHARMA , Dy. Secy. (National Committee) 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


___ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2006 
का. आ . 1002 ( ). - जबकि आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण 
के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उप- धारा (i) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) की दिनांक 9 दिसम्बर , 2002 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1273 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने श्री वाडीलाल एस0 गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, अंतीसर दरवाजा, कपाडवन्ज- 387620, जिला खेड़ा, 
गुजरात द्वारा विकलागों के पुनर्वास हेतु कर निर्धारण वर्ष 2003- 2004 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से 
तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 8 पर विनिर्दिष्ट की 


थी ; 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है 


। 


और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान 
हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने 
आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप -नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
को अगले दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है; 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए श्री वाडीलाल एस0 गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट , अंतीसर दरवाजा, कपाडवन्ज -387620 , जिला खेड़ा, गुजरात 
द्वारा चलाई जा रही विकलांगों के पुनर्वास हेतु परियोजना या स्कीम को 100 . 00 लाख रूपए के कार्पस 
फंड सहित 269.42 लाख रु० की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 
से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
विनिर्दिष्ट करती है । 

.. [ सं.158/2006 /फा. सं. एन. सी.- 274/1/ 2006 ] 

. . : सुनील चन्द्र शर्मा, उप -सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 5th July, 2006 : . . 


____ S. O . 1002( E ). - Whereas by notification of the Government of India in the . 
Ministry of Finance ( Department of Revenue ) number S. 0 . 1273( E ) dated the 9 " 
December, 2002 , issued under sub -section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to 
section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had 
specified at serial number 8 , for Rehabilitation of the disabled by Sri Vadilal S . Gandhi 
Charitable Trust , Antisar Darwaja, Kapadvanj - 387620 , District Kheda, Gujarat , as an 
eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 
2003- 2004; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic 
Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11M of the Income- tax Rules, 1962 
for specifying the said project or scheme for a further period of two years ; 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II -- SEC . 3( i) ] 
Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by 
• sub - section ( 1 ) read with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or project for Rehabilitation of 
the disabled which is being carried out by Sri Vadilal S . Gandhi Charitable Trust, Antisar 
| Darwaja, Kapadvanj - 387620, District Kheda , Gujarat , without any change in the 
approved cost of Rs. 269 .42 lakhs plus a corpus fund of Rs. 100 .00 lakhs , as an eligible 
project or scheme for a further period of two years commencing from the financial year 
2006 - 2007 . 

[ No. 158/ 2006/ E. No . NC -274/1/2006 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee ) 

अधिसूचना 

_ नई दिल्ली , 5 जुलाई, 2006 
का. आ . 1003 (अ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 
कं ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उप-धारा (i) के अंतर्गत 

जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 20 
__ अगस्त , 1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आO 591 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार 

अंजिल ( ग्रामीण स्वास्थ्य एवं विकास हेतु सोसाइटी ) , डाकखाना-राणासन , द्वारा 
हरसौल , तालुका प्रात्तिज़ , साबरकान्था, गुजरात- 383305 द्वारा राणासन- हरसौल 
साबरकान्था , गुजरात में टयूटोरियल एवं बाल गतिविधि कक्ष/ कम्पाऊण्ड वॉल का 
निर्माण , अंजलि अस्पताल , टी0बी0 केन्द्र एवं बाल व शैक्षिक गतिविधियों के लिए 
. उपकरण एवं वाहन उपलब्ध कराने , साज - सज्जा करने व उसको चलाने की 
परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1998- 99 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से 
तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 
2 पर विनिर्दिष्ट किया गया था ; और जिसे बाद में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की 
अधिसूचना सं0 872 ( अ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले 
वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद 
में दिनांक 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं0 स0आ0 350 ( अ0 ) द्वारा कर 
निर्धारण वर्ष 2004-05 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 
और आगे बढ़ा दिया गया था ; 
। और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक 
चलने की संभावना है; 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय 
समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम 

उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 
, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा 
। स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए और परियोजना लागत को 

25 . 00 लाख रूपए की कोर्पस निधि सहित 33 .00 लाख रूपए से 25 . 00 


कायम 


famil - ख ) ] 

.. . . भारत का 

रामसाधारण . . . 
लाख रूपए की कोर्पस निधि सहित 171 . 00 लाख रूपए संशोधित करने की 
सिफारिश की है, 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एकसारा मायकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43) की धारा 35 क ग के सटीकरण के खण्ड ( ख) के साथ पठित . 
उपधारा (1) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत :- . . 
( क) अंजलि ( ग्रामीण स्वास्थ्य एवं विकास हेतु सोसाइटी), गकखाना-राणासन , 
द्वारा हरसौल, तालुका प्रान्तिज़, मापरवान्या , गुजरात-383305 द्वारा राणासन 
हरसौल सावरकान्या , गुजरात में स्थित टयूटोरियल एवं बाल गतिविधि 
कम/ कम्पाउण्ड वॉल का निर्माण, अंजलि अस्पताल, टी०बी० केन्द्र एवं बाल व 

शैक्षिक गतिविधियों के लिए उपकरण एवं वाहन उपलबकराने, साज- सज्जा करने . 
. व उसको चलाने परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2000- 2007 से आरंभ । । 

होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के 
रूप में विनिर्दिष्ट करती है ; और 
( ख) दिनांक 20 अगस्त, 1997 की अधिसूचना संo Ho Ho 501 ( अ0 ) में 
निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है मामला 

. उक्त अधिसूचना की सारणी में कम सं02 के सामने , धारा 36 क ग के 
के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमानित लागत की अधिकतम राशि संबंधी कॉलम 
( 4 ) में “ 25 लाख रूपए की कार 
अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए 25 लाख रुपए की कोर्पस निधि सहित 
171. 00 लाख रूपए " भार , यक तथा राम प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

. . . . 19972006/ फा. म. एल. सी.- 274/1/2006 ] 

.. सुनील चन्द्र रामा , उप - मापक ( राष्ट्रीय समिति ) 
. .. NOTIFICATION 

New Delhi,the Sth July, 2006 
. . . S.O . 1003(E). - Whereas by notification of the Government of India in the . . 
Ministry of Finance ( Department of Revenue) number S . 0 .591( E) dated the 20 " August . . . 
1997 , issued under sub -section ( 1) read with clause ( b ) of the Explanation to section : 
35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at 
serial number 2, for Construction of Tutorial and Children activity hall /compound Wall, . 
equipments , vehicle , furnishing and running of Anjali Hospital, T .B , Centre and Children 
and Educational Activities at Ranasan- Harsol- Sabarkantha; Gujarat, by Anjali (Society . 
for Rural Health and Development) Post -Ranasan , Vía Harsol, Taluka- Prantij, 
Sabarkantha, Gujarat - 383305, as an eligible project or scbeme for a period of three years .... . 
beginning with assessment year 1998 - 1999, which was extended furtber vide notification : 
number S .O .872 ( E ) dated the 214 September , 2000 for a period of three years beginning 
with assessment year 2001 - 2002 and which was extended further vide notification : 
number 9 . 0 . 350 (E ) dated the 31st March , 2003 for a period of three years beginning with 
assessment year 2004 - 2005 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years; 


2 


. 


201004106 - 3 


18 


: 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

. [ PART II _ SEC . 3 (ii)] 
And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic 
| Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made 

a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11M of the Income- tax Rules, 1962 
for specifying the said project or scheme for a further period of three years and amending 
the project cost from Rs.33.00 lakhs plus a corpus fund of Rs. 25 .00 lakhs to Rs. 171.00 
lakhs including a corpus fund of Rs . 25 . 00 lakhs ; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income 
| tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), - 


- 


- 


- 


(a ) Hereby specifies the scheme or project for Construction of Tutorial and Children 
activity hall / compound Wall, equipments , vehicle , furnishing and running of Anjali 
Hospital, T . B. Centre and Children and Educational Activities at Ranasan- Harsol-- 
Sabarkantha, Gujarat, which is being carried out by Anjali (Society for Rural Health and 
Development) Post- Ranasan , Via Harsol, Taluka -Prantij, Sabarkantha, Gujarat- 383305 as 
an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the 
financial year 2006 -2007 ; and 
. ( b ) further amends the said notification number S . 0 . 591 ( E ) dated the 20th August , 1997 . 
ito the following effect , namely : 

in the said notification , in the Table against serial nunber 2 , in column (4 ), 
relating to maximum amount of estimated cost to be allowed as deduction under 
section 35 AC , for the letters , figures and words " Rs.33 .00 lakhs plus a corpus 
fund of Rs. 25 , 00 lakhs ” the letters , figures and the words “ Rs. 171.00 lakhs 
including a corpus fund of Rs. 25 lakhs” shall be substituted . 

[ No. 159/ 2006/ F. No. NC -274/1/2006 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. ( National Committee ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 5 जुलाई , 2006 


का. आ. 1004 ( अ): - जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उप -धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत 
सरकार , वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग ) की दिनांक294 , 2004 की अधिसूचना सं0 
सां आ0 1124 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अल्लाना फाउंडेशन - प्रोजेक्ट नया जीवन , 
अल्लाना हाऊस, अल्लाना रोड, कोलाबा, मुम्बई - 400001 द्वारा विकलांगों, महिलाओं और 
लड़कियों के लिए चिकित्सा , शैक्षिक स्वास्थ्य और पोषण, गरीबी से राहत तथा रोजगार 

उत्पन्न करने के लिए वित्तीय सहायता अथवा प्रोत्साहन की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 
• 2003-2004 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 9 पर विनिर्दिष्ट किया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ; 
.. . और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का 

यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा 
रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप -नियम (5) के 
अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने 
की सिफारिश की है ; 


19 


[ भाग - खण्ड 3(ii)] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए अल्लाना फाउंडेशन - प्रोजेक्ट नया जीवन, अल्लाना हाऊस , 
अल्लाना रोड, कोलाबा , मुम्बई - 400001 द्वारा चलाई जा रही विकलांगों, महिलाओं और 
लड़कियों के लिए चिकित्सा, शैक्षिक स्वास्थ्य और पोषण, गरीबी से राहत तथा रोजगार , 
उत्पन्न करने के लिए वित्तीय सहायता अथवा प्रोत्साहन की परियोजना या स्कीम को 400 . 00 
लाख रूपए की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वितीय वर्ष 2006- 2007 से 
प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप 
में विनिर्दिष्ट करती है । 

. . 

[ सं. 160/ 2006 / फा . सं.. एन.सी.-274/1/ 2006 ] . 

.. . . . सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 

NOTIFICATKN . .. . ... . .. . 
. . .. . New Dehi, the 5th July, 2006 .. .. 

. .. 
5. 0. 1004( E).--- Whereas by notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance ( Department of Revenue ) number S. 0 :1124( E) dated the 29th 
September, 2004 , issued under sub -section (1) read with clause (b ) of the Explanation to . . 
section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government had 
specified at serial number 9 , for Financial assistance or support for medical, educational 
health and nutrition , poverty relief and employment generation for handicapped , women 
and girls by Allana Foundation - Project Naya Jeevan, Allana House, Allana Road , 
Colaba , Mumbai-400001 , as an eligible project or scheme for a period of three years 
beginning with assessment year 2003- 2004, . . . .. . . . . . . . ....... 
. And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years; 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic 
Welfare , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub -rule ( 5 ) of rule IIM of the Income- tax Rules , 1962 
for specifying the said project or scheme for a further period of two years ; 


__ Now, therefore, the Central Government , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income 
tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , hereby specifies the scheme or project for Financial 
assistance or support for medical, educational health and nutrition , poverty relief and 
employment generation for handicapped , women and girls which is being carried out by 
Allana Foundation - Project Naya Yeevan , Allana House, Allana Road , Colaba , 
Mumbai -400001, without any change in the approved cost of Rs. 400 .00 lakhs, as an 
eligible project or scheme for a further period of two years commencing from the . . 
financial year 2006 - 2007. 


[ No. 160/2006/F. No. NC -274/1/2006 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. ( National Committee ) 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( 1) 


- 


- 


- 


. . नई दिल्ली , 5 जुलाई , 2006 
: का . मा . 1005( ): - जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1981 का 43 ) की धारा 35 क ग के 

स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख) के साथ पठित उप-धारा ( 1) के अंतर्गत जारी की गई भारत 
सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की दिनांक 1 जनवरी, 2003 की अधिसूचना सं0 
स आo 80 ( 80 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने शिव शक्ति सत्य साई चेरिटेबल ट्रस्ट , सं0 3, 
पोन्नियाम्मन कोइल स्ट्रीट , अलपक्कम, चेन्नई • 800118 द्वारा शिव शक्ति सत्य साई 
चेरिटेबल ट्रस्ट के लिए कार्पस निधि हेतु परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से 
आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा 
स्कीम के रूप में क्रम सं0 1 पर विनिर्दिष्ट किया था , . 
और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों में अधिक चलने की संभावना है ; 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अनिद्वि के लिए राष्ट्रीय समिति का 
यहा समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अवमा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा 
रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1900 नियम 11 ह के उप-नियम ( 5) के 
अनार्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने 
की सिफारिश की है । 

. इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 1981 (1961 का 43 ) 
की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिव शक्ति सत्य साई चेरिटेबल ट्रस्ट , सं03, पोग्लियाम्मन कोहल 
स्ट्रीट, अलपक्कम, चेन्नई -800116 द्वारा चलाई जा रही शिव शक्ति सत्य साई पेरिटेडल 
ट्रस्ट के लिए कार्पस निधि हेतु परियोजना या स्कीम को 800 .00 लाख रूपए की अनुमोदित 
लायत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2000 -2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों 
की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 161/ 2006 /का. सं. एन.सी.-274/1/ 2006 ] 

सुनील चन्द्र शर्मा, उप - सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 
NOTIFICATION 
___ New Delhi , the 5th July, 2006 

S.O . 1005(E ).-- Whereas by notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance ( Department of Revenue) number S. 0 . 60 ( E ) dated the 22nd January , 
2003 , issued under sub -section (1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 
35AC of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government had specified at 
serial number 1, for Corpus fund for Siva Sakhti Sathya Sai Charitable Trust by Siva 
Sakhti Sathya Sai Charitable Trust , No.3 , Ponniyamman Koil Street , Alapakkam , 
Chennai - 600116, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning 
with assessment year 2003 -2004 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years; 


· And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic 
. Welfare being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 

a further recommendation under sub- rule ( 5 ) of rule IIM of the Income- tax Rules, 1962 
for specifying the said project or scheme for a further period of two years ; 


[ भाग - 3 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) read with clause ( b ) of the Explanation to section- 35AC of the Income - . 
tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Corpus fund for 
Siva Sakhti Sathya Sai Charitable Trust which is being carried out by Siva Sakhti Sathya . 
Sai Charitable Trust , No. 3 , Ponniyamman Koil Street , Alapakkam, Chennai- 600116,. 
without any change in the approved cost of Rs. 800 .00 lakhs, as an eligible project or 
scheme for a further period of two years commencing from the financial year 2006 - 2007. 

No : 161 /2006/R. No . NC- 274/1/2006 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Şecy. (National Committee ) 

. 
- अधिसूचना 

. . .. .. . . . . . . 
नई दिल्ली , 5 जुलाई, 2006 
का . आ . 1006 ( 0.--- जबकि आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के 

खण्ड ( ख ) के साथ पठित उप-धारा ( 1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , क्ति मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग) की दिनांक 29 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 267 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने एस० 
ओ० एस० चिल्ड्रेनस विलेज ऑफ इंडिया, ए- 38 , कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली- 110048 द्वारा निराश्रय अनाथ 
और त्यक्त बच्चों को मुफ्त कपके, शिक्षा और आश्रय तथा पारिवारिक वातावरण देने के लिए विद्यमान 27 
गावों के प्रशासन और रखरखाव की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1995- 1996 से आरंभ होने वाले 
निर्धारण वर्ष से तीन बों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 6 पर 
विनिर्दिष्ट किया था और जिसे बाद में दिनांक 19 मई, 1997 की अधिसूचना सं०सां0 390 ( अ० ) द्वारा 
कर निर्धारण वर्ष 1998 - 1999 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया 
था, और फिर जिसे भाव में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं०सां0 852 ( अ0 ) द्वारा कर 
निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा 
दिया गया था . जिसे बाद में दिनांक 9 मई, 2003 की अधिसूचना संसां00 527 ( अ ) द्वारा कर निर्धारण 
वर्ष 2004-2008 से प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया 
गया था , 

और जबकि 14 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या साo800 1604 ( अ) द्वारा अनुमानित लागत को 
3291. 00 लाख रूपये से 4781.00 लाख रुपये संशोधित कर दी गई थी ; .. 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो 
जाने पर कि उक्त परियोजना अपवा स्वीम उपयुक्त रूप से निमादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर 
नियमावली, 1982 के नियम 11 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले 
तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है . . . 

. 
इसलिए अब केन्द्रीय सरकार पतवद्धारा आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 35 क . 
ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एस० 

ओ० एस० चिल्लेनस विलेज ऑफ इंडिया, ए- 38 , कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली- 110048 द्वारा चलाई जा रही 
निराश्रय अनाथ और वक्त बच्चों को मुफ्त कपके, शिक्षा और आश्रय तथा पारिवारिक वातावरण देने के लिए 
विद्यमान 27 गावों के प्रशासन और रखरखाव की परियोजना या स्कीम को 4791.00 लाख रूपए की . 
अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वितीय वर्ष 2008-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की । 
अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्विट करती है । . . . 

. [ सं. 162 /2006 / फा. सं. एन. सी .- 274 /1/ 2006 ] 
.. . . सुनील चन्द्र शर्मा, उप - सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


IN 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II _ SEC . 3( 11)] 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 5th July , 2006 


S.O . 1006 (E ).-- Whereas by notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ) number 9 . 0 . 267( E ) dated the 29 " March , 
1994 , issued under sub - section (1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 
35 C of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at 
serial number 6 , for Administration and maintenance of 27 existing villages for providing 
free clothing, education and shelter and family environment to destitute orphaned and 
abandoned children by SOS Children s village of India , A - 38 , Kailash Colony, New 
Delhi- 110048 ,as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with 
assessment year 1995- 1996 which was extended further vide notification number 
S . Q . 390 ( E ) dated the 19 " May , 1997 for a period of three years beginning with 
assessment year 1998 - 1999 which was extended further vide notification number 
S. Q .852( E ) dated the 21" September , 2000 for a period of three years beginning with 
assessment year 2001-2002 which was extended further vide notification number 
S . C .527 ( E ) dated the 9th May, 2003 for a period of three years beginning with assessment 
yeat 2004 - 2005; 

And whereas by notification number 9 .0 . 1604 ( E ) dated the 14th 
November , 2005 the estimated cost was amended from Rs.3291.00 lakhs to Rs.4791.00 
lakhs ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years; 

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic 
Welfare , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made 
a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11M of the Income- tax Rules, 1962 
for specifying the said project or scheme for a further period of three years ; 

Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC ofthe Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Administration and 
maintenance of 27 existing villages for providing free clothing , education and shelter and 
family environment to destitute orphaned and abandoned children which is being carried 
out by Sos Children s village of India , A -38 , Kailash Colony , New Delhi-110048 , 
without any change in the approved cost of Rs. 4791 .00 lakhs, as an eligible project or 
scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006 
2007. 


[No. 162/2006/F. No .NC-274/1/2006 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee ) 


अधिसूचना 
7$ feroit , 5 TMIS , 2006 


. 31 . 1007(39). - utapth 319 39 214 , 1961 (1961 43) un art 35 Th 17 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उप- धारा ( 1) के अंतर्गत जारी की गई भारत 
सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 9 दिसम्बर , 2002 की अधिसूचना सं0 
HO 3110 1275 ( 310 ) GRT T - shu or Regisen 413921H , Etat E134, 65 


- 
- 
- 
- 


. 
. 


[ भाग !! - खण्ड 3(ii)] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
महर्षि कर्वे रोड मुम्बई -400002 द्वारा डिसेबिलिटी रिडक्शन प्रोजेक्ट की परियोजना को कर 
निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 
एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 1 पर विनिर्दिष्ट किया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ; 


और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह 
समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा 
रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम ( 5) के 
अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने . 
की सिफारिश की है; 


इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) 
की धारा 36 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए इम्पेक्ट इंडिया फाउन्डेशन, न्हावा हाऊस, 65 महर्षि कर्वे रोड . 
मुम्बई-400002 द्वारा डिसेबिलिटी रिडक्शन प्रोजेक्ट की परियोजना या स्कीम को 500 .00 
लाख रूपए की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2008-2007 से 
प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप 
में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 163/ 2006/ फा. सं. एन .सी.-274/1/2006 ] 

सुनील चन्द्र शर्मा, उप - सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 
: : NOTIFICATION 
___ New Delhi , the 5th July , 2006 .. . 

. . .. 


S.O . 1007(E ). - Whereas by notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance ( Department of Revenue ) number S. 0 . 1275 ( E) dated the 90 
December , 2002 , issued under sub -section (1 ) read with clause ( b ) of the Explanation to 
section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government had 
specified at serial number 1 , for Disability Reduction Project by Impact India Foundation , 
NHAVA House, 65 , Maharshi Krave Road , Mumbai - 400002 , as an eligible project or 
scheme for a period of three years beginning with assessment year 2003 -2004 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic 
Welfare , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made 
a further recommendation under sub - rule ( 5 ) of rule 1IM of the Income -tax Rules, 1962 . 
for specifying the said project or scheme for a further period of two years; 


. . 


___ Now, therefore , the Central Government , in exercise of the powers conferred by : . 
sub - section ( 1 ) read with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income -. . .. . 
tax Act , 1961 ( 43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Disability 
Reduction Project which is being carried out by Impact India Foundation , NHAVA 


.. 


.. 


... 


..... 


..... 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( i)]] 


... 


- 


% 
3D 
- 


neu 


.... 


House, 65 , Maharshi Krave Road, Mumbai - 400002 , without any change in the approved 
cost of Rs. 590 .00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of two years 
commencing fromthe financial year 2006 - 2007 . 


[ No . 163 /2006 / E No. NC-274 /1/2006 ] 


SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. ( National Committee ) 


निर्धारणवन की परियोजनार , बंगलौर 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2006 
मा . आ . 1008( अ). - - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उप-धारा (i) के अंतर्गत जारी की गई भारत 
सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 28 अक्तूबर , 2003 की अधिसूचना सं0 
सांd आ0 1237 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अक्षय पात्र फाऊन्डेशन, हरे कृष्णा हिल , वेस्ट 
ऑफ कॉर्ड रोड , राजाजी नगर, बंगलौर -560010, कर्नाटक द्वारा चलाए जा रहे मध्याह्न 
भोजन कार्यक्रम की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2004- 2005 से आरंभ होने वाले 
निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम 
सं03 पर विनिर्दिष्ट किया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की 
संभावना है। 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का 
यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा 
रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप -नियम ( 5 ) के 
अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 2263. 75 लाख रूपए से 100 . 00 करोड़ रूपए 
तक संशोधित करने की सिफारिश की है, 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) 
की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए : 
( क ) अक्षय पात्र फाऊन्डेशन, हरे कृष्णा हिल, वेस्ट ऑफ कॉर्ड रोड, राजाजी नगर, बंगलौर 
580010, कर्नाटक द्वारा चलाए जा रहे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की परियोजना या स्कीम 
को वितीय वर्ष 2006 - 2007 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र 
परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ; और 
( ख) दिनांक 28 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना सं0 सां0 आO 1237 ( 80 ) में 
निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामतः 

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 3 के सामने , धारा 35 क ग के के अंतर्गत 
कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि संबंधी कॉलम ( 4 ) में “ 2263 .75 
लाख रुपए से 100. 00 करोड़ रूपए " अक्षर, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


[ सं. 164/2006/ फा . सं. एन. सी.- 274/1/2006 ] 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप - सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


( 


11 - GG 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


25 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 5th July, 2006 


: 


. S.O . 1008(E ).- Whereas by notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance ( Department of Revenue ) number S .O .1237 (E ) dated the 28 " 
October , 2003, issued under sub - section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to 
section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had 
specified at serial number 3, for Mid day Meal Program run by the Akshayapatra 
foundation by The Akshayapatra Foundation , Hare Krishna Hill, West of Chord Road , 
Rajajinagar, Bangalore 560010 , Karnataka , as an eligible project or scheme for a period 
of three years beginning with assessment year 2004 - 2005 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 
5 . And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic 
Welfare , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made 
a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule IIM of the Income- tax Rules, 1962 
for specifying the said project or scheme for a further period of three years and amending 
the project cost from Rs.2263 .75 lakhs to Rs. 100 .00 crores ; 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by 
sub section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ), - 


(a ) hereby specifies the scheme or project for Mid day Meal Program run by the 
Akshayapatra foundation , which is being carried out by Akshayapata füüridation by The 
Akshayapatra Foundation , Hare Krishna Hill, West of Chord Road , Rajajinagar, 
Bangalore 560010 , Karnataka as an eligible project or scheme for a further period of 
three years commencing from the financial year 2006 - 2007 ; and 
(b ) furthet amends the said notification number 5 .0 . 1237 (E ) dated the 28th October , 
2003 , to the following effect, namely : 

1 , 7" !" . 
In the said notification, in the Table against serial number 3, in column 
(4 ), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 
35 AC , for the letters , figures and word “ Rs .2263 .75 lakhs, the letters, figures and 
word “ Rs. 100 .00 crores” shall be substituted . 


[No. 164/2006/F. No .NC-274/1/2006 
SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee ) . . . 


. अधिसूचना 


Ferret, 5 years, 2006 


FT.27 , 1009(37).-- aft 32408 ulefra,1961 ( 1961 1 43) 1 art 35 7 . 91 
Retour (a ) $ Hire ufon 39-ETXT ( 1) saiata mrt a TAROT 
सरकार , वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं० सां0 
HIO 267 (50 ) GTRTs or sit afara placa de ritm ) , ma 
अशोक जनरल स्टोर 2000, तृतीय कुम्भारपदा, सोमजी भवन , मुम्बई-4 द्वारा लूनी गांव 

( कच्छ) और इसके आसपास के गांवों में पशुओं के लिए आश्रय और उद्धारगृह (पंजरापोल ) 
p0 /062 /06 - 4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC . 3(ii )] 


और चिकित्सीय शिविर को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2000- 2001 से आरंभ 
होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के 
रूप में क्रम सं0 4 पर विनिर्दिष्ट किया था ; और जिसे बाद में दिनांक 14 अगस्त, 2002 की 
अधिसूचना सं0 860 ( अ0 ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया था , .. 
और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के छह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ; 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह 
समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा 
रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम ( 5) के 
अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने 
की सिफारिश की है . 
. इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख) के साथ पतित उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए श्री वर्धमान जीवदया केन्द्र ( लूनी कच्छ) , मार्फत अशोक जनरल स्टोर 
2000 , तृतीय कुम्भारवदा , सोमजी भवन , मुम्बई-4 द्वारा लूनी गांव ( कच्छ) और इसके आसपास 
के गांवों में पशुओं के लिए आश्रय और उद्धारगृह (पंजरा पोल) और चिकित्सीय शिविर की 
चलाई जा रही परियोजना या स्कीम को 74 .00 लाख रूपए की अनुमोदित लागत में बिना 
कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006- 2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे दो वर्षों की 
अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ! 


[ सं. 165 /2006 / फा. सं. एन. सी.- 274/1/ 2006 ] 

सुनील चन्द्र शर्मा, उप - सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 5th July , 2006 

S.O . 1009(E ). - Whereas by notification of the Government of India in the 
.: Ministry of Finance ( Department of Revenue ) number S . 0 . 267( E ) dated the 23fd 

March, 2000 , issued under sub- section ( 1 ) read with clause ( b ) of the Explanation to 
section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had 
specified at serial number 4 , for running of animal shelter and rescue home ( Panjrapole ) 
and medical camps at Luni Village (Kutch ) and near by villages , by Shree Vardhman 
Jivdaya Kendra (Luni Kutch ), Clo Ashok General Store , 2000 , 3rd Kumbharvada , Somji 
Buildings , Mumbai - 4, as an eligible project . or scheme for a period of three years 
beginning with assessment year 2000 - 2001 and which was extended further vide 
notification number S. 0 .860( E) dated the 14th August, 2002 for a period of three years 
begirming with assessment year 2003- 2004 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years ; 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic 
Welfare , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly ,made 
a further recommendation under sub- rule ( 5 ) of rule. IIM of the Income-tax Rules, 1962 
for specifying the said project or scheme for a further period of two years ; 


[ भाग. II - खण्ड 3(ii ) ] 

, . भारत का राजपत्र : असाधारण 
Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income 
tax Act , 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for running of animal 
shelter and rescue home (Panjrapole ) and medical camps at Luni Village (Kutch ) and 
herby villages which is being carried out by Shree Vardhman Jivdaya Kendra ( Luni 
Kutch ), Clo Ashok General Store , 2000 , 30 Kumbharvada , Somji Buildings, Mumbai, 
without any change in the approved cost of Rs . 74 .00 lakhs, as an eligible project or 
scheme for a further period of two years commencing from the financial year 2006 -2007 . 


No. 165/2006/F. No. NC -274/1/2006 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA, Dy . Secy. (National Committee ) 


- 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2006 : 


का . आ. 1010( आ. - जबकि आयकर अधिनियम, 1961 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण 
के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उप- धारा ( 1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय 
(राजस्व विभाग ) की दिनांक 11 अक्तूबर , 2002 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1084( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने श्रीमती सविताबेन रमनलाल दाहयालाल शाह सार्वजनिक अस्पताल एवं प्रसूतिगृह ट्रस्ट द्वारा 
डाकखाना अम्बासन , तालुका एवं जिला महसाणा- 384435 , गुजरात में श्रीमती सविताबेन रमनलाल 
दाहयालाल शाह, सार्वजनिक अस्पताल , अम्बासन , जिला महसाणा, गुजरात के संचालन की परियोजना 
को कर निर्धारण वर्ष 2003-04 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 3 पर विनिर्दिष्ट किया था ; 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है; 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान 
हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने 
आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
को अगले दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 क 
ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
श्रीमती सविताबेन रमनलाल दाहयालाल शाह सार्वजनिक अस्पताल एवं प्रसूतिगृह ट्रस्ट द्वारा डाकखाना 
अम्बासन, तालुका एवं जिला महसाणा- 384435 , गुजरात में चलाई जा रही श्रीमती सविताबेन रमनलाल 
दाहयालाल शाह, सार्वजनिक अस्पताल , अम्बासन, जिला महसाणा, गुजरात के संचालन की परियोजना 
या स्कीम को 28 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 63 . 75 लाख रूपए की अनुमोदित लागत में बिना 
कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्षे से आगे दो वर्षों की अवधि के लिए 
एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


. 
. 


. . 


. 


. .. ... . .. 
. .. ...... 


... 


. [ सं. 166 /2006 / फा. सं. एन . सी .- 274/11/ 20061 
.. . सनील चन्द्र शर्मा. उप - सचिव ( राष्ट्रीय सामात ) 


201061106 - 5 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IPART II - SEC . 3(ii)] 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 5th July , 2006 


s. 0 . 1010( E) -- Whereas by notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance ( Department of Revenue ) number S. 0 . 1084( E ) dated the 11th 
October , 2002 , issued under sub -section (1 ) read with clause ( b ) of the Explanation to 
section 35AC of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government had 
specified at serial number 3, for Running of Smt. Savitaben Ramanlal Dahyalal Shah, 
Sarvajanik Hospital, Ambasan , District Mehsana , Gujarat, by Smt Savitaben Ramanla ) 
Dahiyalal Shah , Sarvajanik Hospital & Prashutigruh Trust, At & PO Ambasan , Ta & 
District Mehsana -384435 , Gujarat , as an eligible project or scheme for a period of three 
years beginning with assessment year 2003 - 2004 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years; 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic 
Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
} a further recommendation under sub-rule ( 5 ) of rule 1IM of the Income -tax Rules, 1962 

for specifying the said project or scheme for a further period of two years ; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by 
sub+ section ( 1 ) read with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income 
tax Act , 1961 , ( 43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or project for Running of Smt . 
Savitaben Ramanlal Dahyalal Shah, Sarvajanik Hospital , Ambasan, District Mehsana , 
Gujarat which is being carried out by Smt Savitaben Ramanlal Dahyalal Shah , Sarvajanik 

Hospital & Prashutigruh Trust , At & PO Ambasan, Ta & District Mehsana -384435 , 
Gujarat, without any change in the approved cost of Rs. 63 .75 lakhs including a corpus 
fund of Rs. 28 . 00 lakhs , as an eligible project or scheme for a further period of two years 
commencing fromthe financial year 2006 - 2007 . 


[ No. 166 /2006 / E. No . NC -274/1/ 2006 ] 


SUNIL CHANDERSHARMA, Dy. Secy. ( National .Committee ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 5 जुलाई , 2006 


का. आ. 1011 ( आ . - जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उप- धारा ( i) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की दिनांक 10 मार्च, 
1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आo 180 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय सरकार नेशनल एसोसिएशन फार ब्लाइंड ( खेड़ा जिला 
शाखा). 26-ए, विवेकानंद सोसायटी दूरभाष कार्यालय के समीप, मेहम्बाबाद, जिला खेड़ा, गुजरात-381130 द्वारा खेड़ा 
जिला, मेहम्बाबाद, गुजरात में भूमि विकास, स्कूल कार्यशाला, छात्रावास और स्टाफ क्वार्टरों के लिए भवनों के सुख 
सुविधाओं के साथ निर्माण की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1997- 98 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की 
अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 9 पर विनिर्दिष्ट किया गया था तथा जिसे बाद में 
दिनांक 1 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना सं0स0आ0 216 ( अ0 ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1999- 2000 से आरंभ होने वाले वर्ष , 
से तीन कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था ; और जिसे बाद में दिनांक 9 दिसम्बर, 2002 की 
अधिसूचना सं0स0आ0 1284 ( अ0 ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001- 2002 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के 


[ भाग - खण्ड ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


लिए आगे बढ़ा दिया गया था , जिसे बाद में दिनांक 5 अगस्त , 2003 की अधिसूचना सं0 907 ( 80 ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 
2004-2005 से आरंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के ग्यारह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है । 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि 
उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निमादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के 
नियम 118 के उप -नियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है, 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्दारा आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल एसोशिएशन फार 
ब्लाइंड ( खेड़ा जिला शाखा). 26 - ए, विवेकानंद सोसायटी दूरभाष कार्यालय के समीप, मेहम्बाबाद , जिला खेड़ा, गुजरात 
381130 द्वारा खेड़ा जिला, मेम्बाबाद, बुजरात में चलाई जा रही भूमि विकास , स्कुल कार्यालय , छात्रावास और स्टाफ 
क्वार्टरों के लिए भवनों के सुख- सुविधाओं के साथ निर्माण की परियोजना को परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत 
अर्थात् 45.91 लाख रूपए में बिना कोई परियनकिए वित्तीय वर्ष 2008-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों 
की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


. 


. 


. 


. . .. . .. . .. . [ सं. 167/ 2006 / फा . सं. एन . सी.- 274/1/ 2006 ] 

सुनील चन्द्र शर्मा, उप - सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 
ŅOTIEKCATION 
New Delhi, the 5th July , 2006 . 


S .O . 1011 (E ).- Whereas by notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ) number S . O . 180 ( E ) dated the 10hMarch , 
1997 , issued under sub - section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 
35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government had specified at 
serial number 9 , for Land development, construction with amenities of buildings for 
school workshop , hostel and staff quarters at Kheda District, Mehmadabad, Gujarat, by 
National Association for Blind (Kheda District Branch ), 26 - A , Vivekanand Society , Near 
Telephone Office, Mahembabad , District Kheda, Gujarat-387130 , as an eligible project 
or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997 - 1998 which 
was extended further vide notification number 9 . 0 .216 ( E ) dated the 15 April, 1999 for a 
period of two years beginning with assessment year 1999- 2000 which was extended 
further vide notification number S . O , 1284 (E ) dated the 9th December , 2002 for a period 
of three years beginning with assessment year 2001- 2002 and which was extended further 
vide notification number S . 0. 902( E) dated the 5th August , 2003 for a period of three 
years beginning with assessment year 2004 - 2005 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eleven years ; 

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic 
Welfare , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11M of the Income- tax Rules, 1962 
for specifying the said project or scheme for a further period of three years ; 

Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (1 ) read with clause ( b) of the Explanation to section 35AC of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Land development, 
construction with amenities of buildings for school workshop , hostel and staff quarters at 
Kheda District , Mehmadabad , Gujarat which is being carried out by National 
Association for Blind (Kheda District Branch ), 26 - A , Vivekanand Society , Near 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(ii)] 


Telephone Office, Mahembabad, District Kheda, Gujarat -387130 , without any change in 
| the approved estimated cost of Rs. 45. 91 lakhs , as an eligible project or scheme for a 

further period of three years commencing from the financial year 2006 - 2007 . 


[ No . 167/ 2006/ F. No. NC- 274/1/2006 ] 


SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2006 


कांआ. 1012( आ . - जबकि आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण 
के खण्ड ( ख) के साथ पठित उप-धारा ( i) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) की दिनांक 27 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं0 सां0 आo 915 ( अ0 ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने सेठ वाडीलाल साराभाई जनरल हास्पिटल और सेठ चिनई मेटरनिटी अस्पताल एलिस ब्रिज 
अहमदाबाद- 6 द्वारा गुजरात अहमदाबाद में हस्पताल के लिए अतिरिक्त भवन का निर्माण/ मौजूदा भवन का 
पुननिर्माण एवं उपकरणों के खरीद की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले 
निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 8 पर 
विनिर्दिष्ट किया गया था ; 
___ और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है। 


. और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान 
हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने 
आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
को अगले दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। 

. इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए सेठ वाडीलाल साराभाई जनरल हास्पिटल और सेठ चिनई मेटरनिटी अस्पताल एलिस ब्रिज 
अहमदाबाद द्वारा गुजरात अहमदाबाद में हस्पताल के लिए अतिरिक्त भवन का निर्माण/ मौजूदा भवन का 
पुननिर्माण एवं उपकरणों के खरीद की चलाई जा रही परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत 
1635 .45 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006- 2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे 
दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 168 / 2006/ फा . सं. एन . सी. - 274/ 1/ 2006 ] 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप- सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 5th July, 2006 


S.O . 1012( E ). - Whereas by notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ) number 9. 0 .915 (E ) dated the 27th August , 
2002 , issued under sub- section (1 ) read with clause ( b) of the Explanation to section 
35AC of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government had specified at 
serial number 8 , for Construction of additional building /renovation of exitsting building 


[ भाग - खण्ड 3( ii) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
and purchase of equipments for the Hospital at Ahmedabad , Gujarat, by Sheth Vadilat 
Sarabhai General Hospital and Sheth Chinai Maternity Hospital, Ellis Bridge, 
Ahmedabad -6 , as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with 
assessment year 2003 - 2004 ; 


. 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


i 


And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic 
Welfare , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub -rule ( 5 ) of rule 1IM of the Income - tax Rules , 1962 
for specifying the said project or scheme for a further period of two years; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or project for Construction of 
additional building/ renovation of exitsting building and purchase of equipments for the 
Hospital at Ahmedabad , Gujarat which is being carried out by Sheth Vadilal Sarabhai 
General Hospital and Sheth Chinai Maternity Hospital, Ellis Bridge , Ahmedabad -6 , 
without any change in the approved cost of Rs. 1635.45 lakhs, as an eligible project or 
scheme for a further period of two years commencing from the financial year 2006 -2007 . 


No. 168/2006/E. No. NC-274/1/2006 ] 
.. SUNIL CHANDER SHARMA , Dy. Secy. ( National Committce) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 5 जुलाई , 2006 
का . आ , 1013 ( अ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 कैग के स्पष्टीकरण के सण्ड ( ख) के 

साथ पठित उप -धारा ( 1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 12 
दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं0 Ho आo 862 ( 30 ) मारा केन्द्रीय सरकार ने नारायण सेवा संस्थान “ सेवा 
धाम ", 483, हिरन मागरी, सेक्टर-4, उदयपुर, राजस्थान द्वारा हिरन मागरी, सेक्टस्थ, उदयपुर, राजस्थान 313002 में 
पोलियो अस्पताल , पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र के संचालन की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1998-99 से आरंभ होने 
वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0. 2 पर विनिर्दिष्ट 
किया था तथा जिसे बाद में दिनांक 26 मई , 2000 की अधिसूचना संकसsamo Ses ( a ) बारा कर निर्धारण वर्ष 2001 
2002 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में 
दिनांक 5 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं0स000 785 ( 40 ) वारा कर निर्धारण वर्ष 2003- 2004 से प्रारंभ होने वाले 
वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था ; . : . 

और जवकि दिनांक 5 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संo itomo 785 ( 6) मारा अनुमानित लागत को “ 2.91 
करोड़ रु0 जमा 2. 00 करोड़ की कार्पस निधि से “ 2. 00 करोड़ की कार्यविधि सहित 10 . 00 बरोब " 
सशोधित कर दिया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के ग्यारह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है । 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि 
उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निपादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1982 के नियम 
11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ; 


. 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) 


32 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Fafargata om TOT PAÇgri BR107 affum , 1961 (1961 87 43) SRT 35 36 37 Pulau 
के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल एसोसिएशन फार ब्लाइंड 
( fora pia ) 26 -5 Pasoris mihise frac coitusta Gruteru HERAIC , PCI - 81, quia 387130 
द्वारा जिला खेडा, मेहम्दाबाद, गुजरात में विद्यालय की कार्यशाला, छात्रावास एवं स्टाफ क्वार्टरों के लिए भूमि विकास , 
मूलभूत सुविधाओं सहित भवन के निर्माण की परियोजना या स्कीम को दो करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 10. 00 
करोम रूपए की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006- 2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे 
तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[7. 169 /2006 /97. F . 27.FI.- 274/1/ 2006 ) 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप - सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 5th July, 2006 


S. O . 1013( E ). — Whereas by notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ) number S . O .862 ( E ) dated the 12th 
December, 1997 , issued under sub - section (1 ) read with clause (b ) of the Explanation to 
section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had 
specified at serial number 2 , for Running of Polio Hospital, Rehabilitation and Research 
Centre at Hiran Magri, Sector 4 , Udaipur, Rajasthan , by Narayan Seva Sansthan , “ Seva 
Dham ” , 483 , Hiran Magri, Sector 4, Udaipur, Rajasthan , 313002 , as an eligible project or 
scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998 - 1999 which was 
extended further vide notification number 9 .0 .508 ( E ) dated the 26th May, 2000 for a 
period of three years beginning with assessment year 2001- 2002 and which was extended 
further vide notification number S. O .785 (E ) dated the 5th July , 2004 for a period of three 
years beginning with assessment year 2003 -2004 ; 


And whereas by notification number 9 .0 .785( E ) dated the 5th July , 2004 the 
estimated cost was amended from “ Rs.2 .91 crore plus a corpus fund of Rs. 2 ,00 crore" to 
“ Rs. 10 .00 crore including a corpus fund of Rs.2.00" ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eleven years ; 

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic 
Welfare , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11M of the Income-tax Rules , 1962 
for specifying the said project or scheme for a further period of three years ; 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income 
tax Act , 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Land development, 
construction with amenities of buildings for school workshop , hostel and staff quarters at 
Kheda District, Mehmadabad , Gujarat which is being carried out by National 
Association for Blind (Kheda District Branch ), 26 - A , Vivekanand Society , Near 
Telephone Office, Mahembabad , District Kheda , Gujarat-387130 , without any change in 
the approved estimated cost of Rs. 10 .00 crores including a corpus fund of R $. 2. 00 
crores, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing 
from the financial year 2006 - 2007 . 


[No . 169 /2006 /F. No . NC -274/ 1/2006 ) 


SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee ) 


[ भाग 


- खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2006 
का . आ . 1014( आ . - भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग-II , खण्ड 3, उप- खण्ड (ii ) में दिनांक 25 
मई, 2005 को प्रकाशित, भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की दिनांक 25 मई, 2005 की 
अधिसूचना सं0 स0आ0 713 ( अ) में अन्तिम पंक्ति में " 20 . 00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 
40.00 लाख रुपए " को " 40 . 00 लाखरुपए की कार्पस निधि सहित 20 .00 लाख रुपए " पढ़ा जाए । 


[ सं. 170 / 2006 / फा. सं. एन. सी.- 270 /71 / 1998 ] 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप - सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


CORRIGENDUM 


New Delhi, the 5th July, 2006 


S.O . 1014 (E ).— In the notification of the Govemment of India , Ministry of Finance 
(Department of Revenue) number 5. 0 .713 (E ), dated the 25th May, 2005, published in the 
Gazette of India , Extraordinary, Part - II, Section 3, sub - section (ii) dated 251h May, 
2005, in line 2 from the bottom , for “ Rs.40 lakhs plus a corpus fund of Rs. 20.00 lakhs," 
read “ Rs. 20. 00 lakhs plus a corpus fund of 40 .00 lakhs ” . 


No . 170 /2006 / E. No . NC -27071/1998 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA , Dy. Secy. ( National Committee ) . 


Printed by the Manager, Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


